. रजिस्ट्री सं. डी. एल .-- 33002/99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D .L . — 33002 /99 


दिल्ली राजपन 


सपना 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 29 , 2013 / भाद्र 7 , 1935 
DELHI , THURSDAY, AUGUST 29 , 2013/ BHADRA 7, 1935 


सं . 1361 
No. 136 ] 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि. सं. 111 

IN. C . T . D . No. 111 


, 


भाग... IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 
( कृषि विपणन निदेशालय) 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 29 अगस्त, 2013 
सं. 8(38) / 2010 / डी0ए0एम0 / एम0आर0 / पीएफ ( आर) / 7437. — दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन ) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999 ) 
की धारा 36 की उप -धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-- राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से 
कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं : 


कृषक वर्ग 


सदस्य 


11. | श्री गोपी सिंह परमार ( ओ.बी.सी. वर्ग के अन्तर्गत ) 

सुपुत्र स्व0 श्री सी . आर. परमार , 
| म0 नं0 144 , गांव व पोस्ट ऑफिस हिरनकी, दिल्ली -110036. 

श्री राज कुमार गुप्ता, 
सुपुत्र स्व0 श्री तारा चन्द , 
2067 . नरेला मण्डी, दिल्ली -110040 . 


सदस्य 


सदस्य 


श्री राजेश डबास, 

सुपुत्र श्री वीर सिंह , 
| डी - 16 / 37 , सेक्टर -3, रोहिणी, दिल्ली । 


3760 DG/2013 


. 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


[Part IV 


व्यापारी और आढ़ती वर्ग ( चुने हुये ) 


सदस्य 


श्री कृष्ण कुमार बंसल 
2063 / बी, नरेला मण्डी, दिल्ली -110040. 


सदस्य 


श्री अरूण कुमार, 
2046-- बी , नरेला मण्डी, दिल्ली-110040. 


सहकारी समिति वर्ग 


सदस्य 


श्री सुरज मल खत्री, अध्यक्ष. 
एस. एम . खत्री कोआपरेटिव मल्टी परपज सोसायटी लि0, 
438, पाना उद्यान , नरेला, दिल्ली । 


स्थानीय प्राधिकरण वर्ग 


सदस्य 


1 कु0 अरूणा कुमारी 

वार्ड अलीपुर । 


माप व तौल वर्ग ( चुना हुआ ) 
1 श्री रन्जीत सिंह , 

2038, पुरानी नरेला मण्डी, दिल्ली - 110040 . 


सदस्य 


दिल्ली विधान सभा सदस्य 
1 श्री जसवन्त राणा, विधायक 
| 193, गांव व पोस्ट ऑफिस - खेडा कलां, दिल्ली -110082. 


सदस्य 


सदस्य 


साधारण / उपभोक्ता हितकर वर्ग 

श्री राजेन्द्र बागड़ी, 
सुपुत्र श्री स्वराज बागड़ी. 

क्यू -6 / 40, मंगोलपुरी, दिल्ली 
2 श्री कमल कान्त शर्मा, 

सुपुत्र स्व० श्री बी.एल. शर्मा, 
364, तृतीय तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली । 


सदस्य 


इसके अतिरिक्त, उप-- राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को , इनके नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 
से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा । 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
(DIRECTORATE OF AGRICULTURALMARKETING ) 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 29th August, 2013 
No. 8 (38)/2010/ DAM/ MR/PF( R)/ 7437. -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No . 7 of 1999 ), 
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be 
the members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Narela, Delhi, namely : -- 
AGRICULTURISTS 
Sh . Gopi Singh Parmar (under OBC category ) 

Member 
S / o Late Sh. C. R. Parmar , 
H. No . 144, V & PO Hiranki , Delhi- 110036. 


Part IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


Member 


Sh . Raj Kumar Gupta , 
S /o Late Sh . Tara Chand , 
2067, Narela Mandi, Delhi-110040 . 
Sh . Rajesh Dabas, 
S /o Sh . Veer Singh , 
D - 16 /37 , Sector-3 , Rohini, Delhi. 


3 . 


Member 


TRADERS AND COMMISSION AGENTS (ELECTED MEMBERS) 


Mernber 


Sh . Krishan Kumar Bansal 
2063 /B , Narela Mandi , Delhi- 110040 . 1 
Sh . Arun Kumar 
2046 -B , Narela Mandi, Delhi- 110040 . 


Member 


COOPERATIVE SOCIETIES SECTOR 


Member 


Sh . Suraj Mal Khatri, President, 
The S.M . Khatri Cooperative Multi Purpose 
Society Ltd . 
438 , Panna Udyan , Narela , Delhi. 


REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY 


w 


Member 


1. Ms. Aruna Kumari, 

Ward Alipur. 


A 


LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS (ELECTED MEMBER ) 


Member 


Sh . Ranjit Singh . 

2038, Old Narela Mandi, Delhi-110040 
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBER 
11. Sh . Jaswant Rana, MLA 

193 , Village & Post Office - Khera Kalan , Delhi-82 


Member 


GENERAL CONSUMER INTEREST 


| 1. 


Member 


Sh . Rajender Bagri, 
S /o Sh . Swaraj Bagri , 
Q -6 /40 , Mangolpuri, Delhi. 
Sh . Kamal Kant Sharma, 
Slo Late Sh . B .L . Sharma, 
364 , 3rd Floor, Sainik Vihar, Pitampura , Delhi. 


Member 


The Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the members of 
the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of 
their names in the official Gazette. They shall hold office for three years as provided under section 41 of the 
said Act. 


- - 


- -- 


. . 


- . . 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


. 


[ Part IV 


- 


mar 


- 


- 


सं . 837) / 2010 / डी०ए०एम० / एम0आर0 / पीएफ( आर) / 7421. - दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन ) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 
1999) की धारा 36 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उप - राज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत 
प्रभाव से कृषि उपज विपणन समिति, केशोपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं : 


कृषक वर्ग 


सदस्य 


श्री रामधन चौहान , 
सुपुत्र श्री चन्द्र सिंह, 
296 , गांव व पोस्ट ऑफिस -पल्ला, दिल्ली--110036. 
श्री दीपक कुमार , 
सुपुत्र श्री हरी निवास त्यागी, 
606 /1, गांव बुराड़ी, दिल्ली -110084. 


सदस्य 


सदस्य 


श्री नरेश कुमार लाकड़ा ( ओ.बी. सी. वर्ग के अन्तर्गत ) 
सुपुत्र श्री सांवलिया , 
मुंडका, दिल्ली। 


व्यापारी और आढ़ती वर्ग ( चुने हुये ) 


सदस्य 


श्री अजय पाल , 
159, गांव तिहाड़, दिल्ली - 110018. 


सदस्य 


श्री ओम प्रकाश, 

दुकान नं0 45 , केशोपुर मण्डी, नई दिल्ली -110087. 
स्थानीय प्राधिकरण वर्ग 


सदस्य 


| 1 | कु0 अमृता धवन , 

वार्ड विकास पुरी । 


सदस्य 


सदस्य 


माप व तौल वर्ग ( चुना हुआ ) 
1 | श्री मदन लाल, 

एच - 61 , गली नं0 10, राज नगर पार्ट - 11, पालम कॉलोनी, दिल्ली -110045. 
दिल्ली विधान सभा सदस्य 
| श्री ए. दयानन्द चंदेला ए., विधायक 

| 40 / 1, ख्याला गांव , नई दिल्ली- 110018. 
साधारण / उपभोक्ता हितकर वर्ग 

श्री महावीर प्रसाद शर्मा 
सुपुत्र श्री दुरहा प्रसाद, 
ए - 201 , मंगोलपुरी, दिल्ली -110083. 
श्री परवेज आलम खान, 
सुपुत्र श्री हाफिज़ खान, 
400, द्वितीय तल , जाकिर नगर (पश्चिम), औखला, नई दिल्ली -110025. 


सदस्य 


सदस्य 


इसके अतिरिक्त, उप - राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 
से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा । 


No . 8 (37 )/2010/DAM /MR /PF( R )/7421. -- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), 


Part IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be 
the members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Keshopur, Delhi, namely : 
AGRICULTURISTS 
1. Sh . Ramdhan Chauhan , 

Member 
S/o Sh . Chander Singh , 
296 , V & PO - Palla , Delhi- 110036 . 
Sh . Deepak Kumar , 

Member 
S /o Sh . Hari Niwas Tyagi, 
606 /1 , Vill Burari, Delhi- 110084 . 
Sh .Naresh Kumar Lakra (under OBC category ), 

Member 
S /o Sh . Sawalia , 
Mundka, Delhi. 


Member 


TRADERS AND COMMISSION AGENTS (ELECTED MEMBER ) 

Sh . Ajay Pal 
159 , Village Tihar, Delhi- 110018 
Sh . Om Parkash 

Shop No.45, Keshopur Mandi, New Delhi-110087 
REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY 


Member 


Member 


Ms. Amrita Dhawan , 
Ward Vikarpuri 


LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS (ELECTEDMEMBER ) 


Member 


Sh .Madan Lal 
H -61, Gali No. 10 Raj Nagar Part- 11 , 
Palam Colony , Delhi- 110045 . 


DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBER 


| 1. 


Member 


Sh . A . Dayanand Chandela A .,MLA 
40 /1, Khayala Village, New Delhi-110018 . 


GENERAL CONSUMER INTEREST 


1. 


Member 


Sh .Mahaveer Prasad Sharma, 
S /o Sh . Durha Prasad , 
A - 201, Mangolpuri, Delhi- 110083 . 
Sh. Parvez Alam Khan , 
S /o Sh . Hafiz Khan , 
400, 2nd Floor, Zakir Nagar (West ), Okhla , 
New Delhi- 110025. 


Member 


The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhihereby further directs that the members of 
the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of 
their names in the official Gazette. They shall hold office for three years as provided under section 41 of the 
said Act. 


3760 Gol13 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ Part IV 


सदस्य 


सं 8(42) / 2010 / डी0ए0एम0 / एम0आर0 / पीएफ( आर) / 7485 .- दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम , 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) 
की धारा 36 की उप--धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-- राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से 
पुष्प विपणन समिति, महरौली,दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं -- 
कृषक वर्ग 
1. श्री उमेश तंवर ( ओ.बी. सी. वर्ग के अन्तर्गत ) 

सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तंवर , 

42. गांव असौला, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली -110074. 
2. | श्री सुदेश कुमार, 

सदस्य 
सुपुत्र श्री साहिब सिंह प्रधान , 

61, गांव व पो0 ताजपुर कला, दिल्ली । 
3. | श्री सुरेश कुमार, 

सदस्य 
सुपुत्र स्व0 श्री मांगे राम , 

गांव इब्राहिमपुर , दिल्ली - 110036. 
व्यापारी और आढ़ती वर्ग ( चुने हुये ) 


सदस्य 


श्री बृज मोहन , 
6546, कटरा किशन लाल , गली हनुमान मन्दिर, नबी करीम, दिल्ली । 


सदस्य 


श्री प्रवीन कुमार , 
जीएच-13 / 478, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110087. 


स्थानीय प्राधिकरण वर्ग 


सदस्य 


| 1. श्री गुरचरन सिंह राजू 

| वार्ड प्रीत विहार 


माप व तौल वर्ग ( चुना हुआ ) 


सदस्य 


| 1. | लागू नही । 

सदस्य 
दिल्ली विधानसभा सदस्य 
| 1. | श्री नसीब सिंह, विधायक 

सदस्य 
सी -2, गांव गाजीपुर, दिल्ली -110096. 
साधारण / उपमोक्ता हितकर वर्ग 
1. श्री अशोक रंधावा. 

सुपुत्र स्व0 श्री बी.एल. रंधावा . 
20 /927 . बाबा खडग सिंह मार्ग, नई दिल्ली । 
श्री सुनील सिक्का, 

सदस्य 
सुपुत्र श्री के. एल . सिक्का . 
डी -61, कालकाजी, नई दिल्ली -110019 . 

इसके अतिरिक्त, उप - राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की 
तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा । 


No. 8( 42 )/ 2010/ DAM/ MR/ PF( R)/7485. --In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of 
section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No . 7 of 1999 ) , 
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be 
the members of the Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi, namely: 
AGRICULTURISTS 
| 1. Sh. Umesh Tanwar ( under OBC category ) 

Member 


Part IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


Member 


S /o Sh .Rajender Singh Tanwar, 
42 , Vill. Asola , Fatehpur Beri, New Delhi- 110074 . 
Sh . Sudesh Kumar, 
S / o Sh . Sahib Singh Pradhan , 
61, V & PO Tajpur Kalan , Delhi. 
Sh . Suresh Kumar , 
Slo Late Sh . Mange Ram , 
Vill Ibrahimpur, Delhi- 110036 . 


3 . 


Member 


1 


Member 


TRADERS AND COMMISSION AGENTS (ELECTED MEMBER ) 

Sh . Brij Mohan 
6546 , Katra Kishan Lal, Gali Hanuman Mandir, Nabi 
Karim , Delhi. 
Sh . Praveen Kumar 
GH - 13 /478 , Paschim Vihar, New Delhi-110087 


Member 


REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY 

Sh .Gurcharan Singh Raju , 
Ward Preet Vihar . 


Member 


Member 


LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS ( ELECTED MEMBER) 
1. Not applicable, since there was no licensed weighmen and 

measures. 
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBER 
| 1 . Sh . Naseeb Singh , MLA 

C -2 , Village Gazipur, Delhi- 110096 . 


Member 


GENERAL CONSUMER INTEREST 


Sh . Ashok Randhawa, 

Member 
$ /o Late Sh . B .L .Randhawa, 
20 /927, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi. 
Sh . Sunil Sikka, 

Member 
Slo Sh . K .L . Sikka, 
D -61, Kalkaji , New Delhi- 110019. 

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the members of 
the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of 
their names in the official Gazette. They shall hold office for three years as provided under section 41 of the 
said Act. 


# 8(40) / 2010 / Topov0 / 5403RO / 4794 (BR )/ 7469 — - farti af 345 fauna (faf4441) 3fef124, 1998 feet feftum prent 7, 1999 ) 
की धारा 36 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-- राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से 
कृषि उपज विपणन समिति ( शाहदरा), गाजीपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं : 


कृषक वर्ग 


सदस्य 


1. s 14h HR , 

सुपुत्र श्री कर्मवीर सिंह , 
66, TT&T Trap Tea 


dichtge, facet - 110040 


- - -- - - - - -- 


- - - 


- 


- 


- - - -- 


- - 


- - - - - - 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ Part IV 


सदस्य 


| 2 | श्री संजय कुमार, 

सुपुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, 
यू - 1ए , गली -1, गौतम कालोनी, नरेला, दिल्ली- 110040 


सदस्य 


श्री सुरेन्द्र सिंह ( ओ. बी. सी. वर्ग के अर्न्तगत ) 
सुपुत्र श्री राम नाथ सिंह, 
बी -1 / 10, यमुना विहार , दिल्ली- 110053 


व्यापारी और आढ़ती वर्ग ( चुने हुये) 


सदस्य 


श्री मदन लाल, 
फड नं0 116, सब्जी मण्डी, गाजीपुर, दिल्ली 


सदस्य 


श्री वेद प्रकाश, 
दुकान न0 284, सब्जी मण्डी, गाजीपुर, दिल्ली 


स्थानीय प्राधिकरण वर्ग 


सदस्य 


1. कु0 गीता शर्मा, 

| वार्ड आई. पी. एक्टेंशन 


माप व तौल वर्ग ( चुना हुआ ) 


सदस्य 


1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन , 

67 - बी, बी--ब्लाक, दिलशाद गार्डन, दिल्ली - 110095 


दिल्ली विधान सभा सदस्य 


सदस्य 


| 1. श्री नसीब सिंह, विधायक 

स -2, गांव गाजीपुर, दिल्ली - 110096 


साधारण / उपभोक्ता हितकर वर्ग 


| | श्री मुकेश तिवारी, 

सदस्य 
सुपुत्र श्री अद्य प्रशाद तिवारी , 
184 , प्रताप खण्ड, विश्वकर्मा नगर, विवेक विहार, दिल्ली - 110095 
श्री बृज मोहन , 

सदस्य 
| सुपुत्र श्री ओम प्रकाश, 

डी - 524, मादीपुर कॉलोनी, नई दिल्ली- 110063 

इसके अतिरिक्त, उप - राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि 
से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा । 


ers 


No. 8( 40)/ 2010/ DAM/ MR/ PF( R)/7469. - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of 
section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999 ), 
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be 
the members of the Agricultural Produce Marketing Committee (Shahdara ), Gazipur, Delhi, namely : 
AGRICULTURISTS 
1. Sh . Deepak Kumar Khatri, 

Member 
S/ o Sh. Karamvir Singh, 
66 , Jaaton Wali Gali, Vill. Tikri Khurd , Delhi- 110040. 


Part IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


2 . 


· Member 


Sh . Sanjay Kumar, 
S /o Sh . Jogendra Singh , 
U - 1A , Gali- 1, Gautam Colony , Narela , Delhi-110040 
Sh . Surender Singh (under OBC category ), 
S /o Sh . Ram Nath Singh , 
B - 1/ 10 , Yamuna Vihar, Delhi- 110053 


Member 


WAN 


Member 


TRADERS AND COMMISSION AGENTS (ELECTED MEMBERS) 

Sh . Madan Lal 
Phar No . 116 , SubziMandi, Gazipur, Delhi 
Sh . Ved Prakash 
Shop No.284 , Subji Mandi, Gazipur, Delhi 


Member 


REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY 


M 


Member 


1. Ms.Geeta Sharma, 

Ward I.P . Extension 


LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS (ELECTED MEMBER ) 


1 . 


Member 


Sh . Rajinder Kumar Jain 
67-B , B - Block , Dilshad Garden , Delhi- 110095 


DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLYMEMBER 


1. 


Member 


Sh . Naseeb Singh ,MLA 
R lo C -2 , Village Gazipur, Delhi- 110096 


GENERAL CONSUMER INTEREST 


Sh . Mukesh Tiwari, 

Member 
S /o Sh . Adya Prasad Tiwari, 
184 , Partap Khand, VishwakarmaNagar, 
Vivek Vihar, Delhi- 110095 
Sh , Brij Mohan , 

Member 
S /o Sh . Om Prakash , 
D - 524 ,Madipur Colony, New Delhi- 110063 

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhihereby further directs that the meſhbers 
of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication 
of their names in the official Gazette . They shall hold office for three years as provided under section 41 of 
the said Act. 


# 8( 39 ) / 2010 / GoOpt0 / TH03R0 / 4194 (3r ) / 7453.-- facet gold Jour favuras ( muha ) TATH, 1998 ( fara ffyn PEUT 7, 1999) 
की धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप - राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से 
कृषि उपज विपणन समिति, नजफगढ़, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं: 


कृषक वर्ग 


सदस्य 


1. 31.He ha , 

सुपुत्र पं0 चंदगी राम , 
-121, fara papeta, et fais TE , 751415 , a formet - 110045 


3760 50 / 13 -3 


10 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[Part IV 


me 


Mamme 


- 


- 


सदस्य 


2. श्री सत्य प्रकाश शर्मा, 

सुपुत्र स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, 
एच -1 / 101 , 102, सेक्टर -11, रोहिणी, दिल्ली 


सदस्य 


श्री सदा राम यादव , 
सुपुत्र स्व0 श्री सरजीत सिंह यादव, 
124 , गांव व पोस्ट ऑफिस खैरा, नजफगड़, दिल्ली 


व्यापारी और आढ़ती वर्ग ( चुने हये ) 


सदस्य 


श्री चन्द्र भान, 
309, नया बाजार, नजफगड़, दिल्ली 


सदस्य 


श्री अशोक गोयल 

आरजेड- 36, नया बाजार, नजफगड़, दिल्ली 
स्थानीय प्राधिकरण वर्ग 
1 | कु0 इन्दु शर्मा, निगम पार्षद 

वार्ड 137 , रोशनपुरा 


सदस्य 


माप व तौल वर्ग ( चुना हुआ ) 


सदस्य 


| 1 | श्री नागरमल शर्मा, 

नई अनाज मण्डी, नजफगड़, दिल्ली-110043 


दिल्ली विधानसमा सदस्य 


17 श्री सुमेश शौकीन, विधायक 

सदस्य 
ए - 96, गांव व पोस्ट ऑफिस - छावला, नई दिल्ली--71 
साधारण / उपभोक्ता हितकर वर्ग 
| श्री चरन सिंह कंडेरा, पूर्व विधायक , 

सदस्य 
सुपुत्र स्व0 श्री हुकम चन्द , 
38 , गांव बांकनेर, नरेला, दिल्ली -110040. 
श्री दलीप कुमार बुंदवाल , 

सदस्य 
सुपुत्र श्री गणपत राम सिंह, 
II / एन, एक्स - 301, मंगोलपुरी, दिल्ली नजदीक संजय गांधी मैमोरियल हास्पिटल । 

इसके अतिरिक्त, उप - राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की 
तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश 

से तथा उनके नाम पर, 
रमेश तिवारी, विशेष सचिव (विकास) 


No. 8 ( 39)/ 2010/ DAM/ MR/ PF( R)/7453 .- -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No . 7 of 1999 ), 
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be 
the members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Najafgarh, Delhi, namely: 
AGRICULTURISTS 
Sh . Mahinder Singh Sharma, 

Member 
S/ o Pt . Chandgi Ram, 

A-121, Shiv Enclave, Main Dichon Road , 
| Najafgarh, New Delhi- 110045 . 


Part IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


wew 


- Member 


| Sh . Satya Prakash Sharma, 

S/o Late Sh . Prithvi Singh , 
H - 1/ 101, 102 , Sector- 11, Rohini, Delhi 
Sh . Sada Ram Yadav , 
S /o Late Sh . Sarjit Singh Yadav , 
124, V & PO Khaira , Najafgarh , Delhi 


Member 


Member 


TRADERS AND COMMISSION AGENTS (ELECTEDMEMBER ) 

Sh . Chander Bhan 
309, Naya Bazar, Najafgarh , Delhi 
Sh . Ashok Goel 
RZ-36 , Naya Bazar , Najafgarh ,Delhi 


Member 


REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY 


Member 


1. Ms. Indu Sharma, MCD Councillor 

Ward 137 , Roshanpura 


Member 


. 


. 


- 


- 


- 


LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS ( ELECTED MEMBER ) 
1. Sh . Nagarmal Sharma 

New Grain Market, Najafgarh , New Delhi- 110043 
DELHILEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBER 
1. | Sh . Sumesh Shokeen ,MLA 

A - 96 , Village & Post Office -Chhawala , New Delhi-71 


Member 


GENERAL CONSUMER INTEREST 


1. 


Member 


Sh . Charan Singh Kandera, Ex -MLA , 
S /o Late Sh . Hukam Chand, 
38 , Village -Bankner , Narela, Delhi-110040. 
Sh . Dalip Kumar Bundwal, 
S /o Sh . Ganpat Ram Singh , 
II/N , X - 301, Mangolpuri, Delhi Near Sanjay Gandhi 
| Memorial Hospital. 


Member 


The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the members of 
the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of 
their names in the official Gazette . They shall hold office for three years as provided under section 41 of the 
said Act. 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital 

Territory ofDelhi, 


RAMESH TIWARI, Spl. Secy . (Development) 


3760 90/ 13 - 4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY . 


(Part IV 


- 


- 


- 


भूमि एवं भवन विभाग 


अधिसूचनाएं 


दिल्ली, 29 अगस्त, 2013 


सं .एफ. 10 (6 ) / 2012 / वैस्ट / भू.व. भ. / भू. अ. / 8360. - जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह संतुष्टि होती है कि 
सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु नजदीक पीपल वाला , 
चौक, मोहन गॉर्डन , उत्तम नगर , गांव हस्तसाल, दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके 
लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ .10 ( 6 ) / 2012 / वैस्ट / भू.व.भ . / भू. अ. / 8316 
दिनांक 27 - 8 - 2013 के द्वारा की जा चुकी है । और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण 
कलेक्टर ( पश्चिम) दिल्ली, को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( पश्चिम), ओल्ड मिडिल स्कूल, रामुपरा, नई दिल्ली 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 
गांव का नाम 

खसरा न० 
हस्तसाल 

64 / / 
15 / 2(0 - 5 - 10) 
___ 65 / / 
11 / 2(3-- 15 ) 
12 / 2(3 -- 15 ) 
13 / 2(3 --15 ) 
14 / 2 / 2(0 - 6 ) 


कुल क्षेत्र 


11 --- 16 -- 10 


LAND & BUILDING DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 29th August, 2013 


No. F.10 ( 6)/ 2012/ West/ L & B/ LA/ 8360.--- Whereas, the Lt. Governor , Delhi is satisfied that land 
is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction 
of 200 Bedded Hospital Near Pipal Wala Chowk, Mohan Garden , Uttam Nagar, Village Hastsal, Delhi. It is , 
hereby , notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for 
the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in 
respect of the land notified u/ s 4 of L. A . Act, 1894 vide Notification No. F. 10 ( 6 )/2012 / West/ L & B/LA/ 8316 
dated 27 -8 - 2013 to all whom it may concern . Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land 
Acquisition Collector ( West) , Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 


A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (West), Old 
Middle School Building, Rampura, New Delhi. 


Part IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


VILLAGE 
Hastsal 


SPECIFICATION 

Khasra No . 
64// 
15/ 2 ( 0 - 5 -10) 


65 /1 
1112 ( 3 - 15 ) 
12/ 2 ( 3 - 15) 
132 (3 - 15 ) 
1422 ( 0 - 6) 


Total Area 


| 11 - 16 -10 


सं .एफ .10 ( 6 ) / 2012 / वैस्ट / भू. व. भ. / भू. अ . / 8361. - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा 1 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( पश्चिम), नई दिल्ली को सहर्ष 
निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर 
ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ . 10( 6 ) / 2012 / वैस्ट / भू.व. भ. / भू. अ / 8316 दिनांक 
27 - 8 - 2013 धारा 4 एवं एफ . 10( 6 ) / 2012 / वैस्ट / भू.व. भ. / भू. अ. / 8360 दिनांक 29 - 8 - 2013 धारा 6 में दिया हुआ है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव 


No. F.10 (6 )/ 2012 / West/ L & B/LA/8361. — In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of 
section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 , the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land 
Acquisition Collector (West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this 
Notification u/ s 4 No . F. 10 ( 6 )/ 2012 / West/ L & B/LA/8316 dated 27- 8 - 2013 and u/s 6 No. F. 10( 6)/ 2012 / 
West/L & B /L A /8360 dated 29- 8 -2013 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub 
section ( 1) of section 9 of the said Act. 

By Order and in the Nameof the 
: Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi. 


VINAY KUMAR , Addl. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

.. and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


